5 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 28 , 1971 (ASVN . 6 , 1893 SAKA ) 


1173 


दिनांक 17 सितम्बर , 1971 


क्रमांक 156-ज (II)-71/28466 .--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसमें आज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए )(1ए) तथा 3( 1 ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री राव जसवन्त सिंह , पुत्र राव हीरा सिंह, गांव नांगल पठानी, तहसील रिवाड़ी, जिला 
गुड़गांव, को रबी, 19 69 से रबी 1970 तक 100 रुपये तथा खरीफ़ , 19 70 से आगे 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध 
जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 24 सितम्बर , 1971 


क्रमांक स. 75- ज ( II) -71/29299.--हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना, जो कि क्रमांक 8528 -र (III ) 
70/2423,दिनांक 27 फरवरी , 1971, द्वारा जारी हुई थी , की ( 1 ) लाईन 2 में “धारा 2 ए ( 1 ए) " की जगह “ 2ए ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) ", 
( 2 ) क्रम संख्या 2 के सामने जागीर पाने वाले का नाम कालम के नीचे श्रीमती राम, पुत्र सीसी की बजाये, श्री मनी राम, पुत्र सीसी तथा 

3 ) क्रम संख्या 4 के सामने जागीर पाने वाले का नाम कालम के नीचे श्री मती राम दई, विधवा प्रेम सिंह की जगह श्रीमती राम देई, 
विधवा प्रेम सिंह तथा गांव व पता कालम में मोंडसी की बजाये भोंडसी पढ़ा जावे । 

क्रमांक 4 25 -ज( II) 71/29304.--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसमें आज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए) (1ए ) तथा 3 (1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी गई फ़सल तथा 
राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक ज़िला 


जागीर पाने 


गांव व 


तहसील 


राशि 


फ़सल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वाले का नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रु ० 


1 


रोहतक 


श्री धर्मा, पुत्र सूधन 


गोहाना 


100 


( 1) रबी , 1966 से रबी , 

1970 तक 
( 2) खरीफ़ , 1970 से आगे 


150 


2 


श्री 


मूला राम , पुन सरजोत । 


100 


मोखरा खेड़ी 
रोझ 


150 


3 


100 


श्री बदलू राम , पुत्र कुन्दन 
लाल 


गोहाना (पास 
बुटाना गेट ) 


150 


श्री प्रभु , पुत्र कांशी राम 


खारबाना 


" 


झज्जर 


100 


150 


( 1 ) खरीफ़ , 1965 से रबी , 

1970 तक 
( 2) खरीफ़ , 1970 से आगे 
( 1) खरीफ़ , 1966 से रबी , 

1970 तक 
( 2) खरीफ़ , 1970 से आगे 
( 1 ) खरीफ़ , 1965 से रबी , 

1970 तक 
2 ) खरीफ़ , 1970 से आगे 
( 1 ) खरीफ़ , 1965 से रबी , 

1970 तक 
2 ) खरीफ़ , 1970 से आगे 
( 1 ) खरीफ़ , 1965 से रबी, 

1970 तक 
( 2) खरीफ़ , 1970 से आगे 
I( 1 ) खरीफ़ , 1965 से रबी, 

1970 तक 
2 ) खरीफ़ , 1970 से आगे 


5 


श्री सरजीत , पुत्र श्री माम 
चन्द 


भूरथला 


100 


150 


6 


श्री केवल राम , पुत्र निहाल 

चन्द 


लाहली 


रोहतक 


100 


150 


1 


श्री मांगे, पुत्र श्री टेक चन्द 


रुड़की 


100 


150 


